“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/ 2013-2015. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 293] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023---आषाढ़ 9, शक 1945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 30 जून 2023 


अधिसूचना 


क्र.-8092 // 2319 / 21-ब / छ.ग. // 2023.---- राज्य सरकार, गृह विभाग के wap कमांक yew 
कमांक-1485, दिनांक 20-06-2023 में प्राप्त प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक-एफ 


54-17 / तीन (दो) / न.पा. / मजि.प्रत्या. / 2023 / 1149 दिनांक 19--06-2023 के परिप्रेक्ष्य में, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 


की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों 
पालिकाओं के उप निर्वाचन-2023 जिला-दुर्ग एवं कोण्डागांव के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त 
अधिकारियों को दिनांक 27-06-2023 से 30-06-2023 तक के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए 
कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती है:- 


को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से नगर 


नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट का अधिकार प्रत्यायोजित करने संबंधी सूची 


®. जिला ae. नगरपालिका का नाम वार्ड | सेक्टर अधिकारी का नाम 
क्‌. क्‌. 
1 नगरपालिक निगम दुर्ग 42 7 श्री प्रकाश थवानी, सहायक अभियंता 
नगर पालिक निगम दुर्ग 
1 दुर्ग 9425513574 
2 नगरपालिका परिषद्‌ 14 रन श्री aa. साहू, उप अभियंता, 
अहिवारा नगरपालिका परिषद्‌ अहिवारा 
9893727069 
2 | कोण्डागांव 3 नगरपालिका परिषद्‌ 18 श्री ठकेश्वर लांजे, परियोजना 
कोण्डागांव अधिकारी, महिला एवं बाल विकास 
विभाग कोण्डागांव 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


585 


प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


